रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


WEW 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 30 , 2013 / पौष 9 , 1935 
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30 , 2013 /PAUSA 9 , 1935 


सं . 310] 
No. 310 ] 


MINISTRY OF FINANCE 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 
( बजट प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 दिसम्बर , 2013 
मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति - संचयी, 2013 

सं. एफ . 4( 16 )- डब्ल्यू एण्ड एम / 2012. — भारत सरकार 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत 
प्रतिभूति - संचयी के निर्गमन की अंतिम तारीख को 31 दिसम्बर , 
2013 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2014 कर दिया गया है । भारत सरकार के 
पास निर्गमन को 31 मार्च, 2014 से पूर्व बंद करने का अधिकार 
सुरक्षित है । दिनांक 19 दिसम्बर , 2013 की अधिसूचना के अन्य 
नियम व शर्ते वही रहेंगे । 


(Department of Economic Affairs) 

( Budget Division) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th December, 2013 
Inflation Indexed NationalSaving Securities Cumulative , 
2013 

No . F . 4 ( 16 ) - W & M /2012 . — The Government of 
India hereby notifies that the closing date for issuance of 
Inflation Indexed National Saving Sceurities - Cumulative 
has been extended from December 31, 2013 to March 31, 
2014 . The Government of India reserves the right to close 
the issue earlier than March 31 , 2014 . The other terms and 
conditions of the Notification dated December 19 , 2013 
shall remain unchanged . 


राष्ट्रपति के आदेश द्वारा , 


By Order of the President of India , 

PEEYUSH KUMAR, Director 


पीयूष कुमार, निदेशक 


5489 GI/ 2013 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


